निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 वैशाख 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 622 ) पटना , मंगलवार , 21 मई 2019 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

5 अप्रील 2019 
सं० 2स्था० - 42/ 2019 -837/वि०स० — सभा सचिवालय के अधिसूचना सं० - 490 , दिनांक 25.02. 2019 
द्वारा श्री जय राम सिंह , प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव का दिनांक - 01. 01. 2016 से पुनरीक्षित 
वेतनमान में पुर्ननिर्धारित वेतन का सत्यापन के क्रम में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 01. 01 . 2016 को 
अंके - 28 ,550/ - रू० की जगह अंके - 29 ,750/ - रू० संशोधन किये जाने के फलस्वरूप उनका वेतन संलग्न 
विवरणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है । निर्धारित वेतन का वास्तविक लाभ दिनांक -01.04.2017 से 
देय होगा । 

भविष्य में निर्धारित वेतन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर निर्धारित वेतन 
तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली । भरपाई कर ली । दी 
जायेगी । 

अन्य अनुमान्य भत्ते वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प में दिये गये निदेशों के अनुरूप होंगे । अधिक 
भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जाय । 
एतद् विषयक पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

आदेश से , 
दीनानाथ प्रसाद , 
अवर सचिव । 


1 


1 


क्र० 


प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी.कीतिथिएवं -उसतिथिकोपुनरीक्षितवेतनसंरचना 

(पेमैट्रिक्स)मेंवेतनस्तर| 


-पुनरीक्षितवेतनसंरचना(पेमैट्रिक्स) 

मेंमूलवेतन प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी.केफलस्वरूप रपुनरीक्षितवेतनसंरचना(पेमैट्रिक्स) 

मेंवेतनस्तर 


सम्प्रति अवर सचिव 
प्रशाखा पदाधिकारी 
श्री जय राम सिंह , 


नाम एवं पदनाम 


PB-315600-39100/-|0| 


01.01.2016कोमौजूदावेतन 

बैंड 


स्तम्भ12मेंउल्लिखितमूलवेतन परएकवेतनवृद्धिकेपश्चात्वेतन 


वेतन निर्धारण 
दिनांक 01.01. 2016 के बाद प्रोन्नति/ एम. ए. सी . पी . के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में 


01.01.2016कोमौजूदाग्रेड 


6600/-|- 


वेतन 


स्तम्भ13मेंउल्लिखितवेतनस्तरमें स्तम्भ14मेंउल्लिखितवेतनके 

ठीकआगेकाप्रक्रम 


23150/-| 


___01.01.2016कोमौजूदावेतन 

बैंडमेंवेतन 


Website: http :// egazette. bih. nic .in 
बिहार गजट ( असाधारण ) 622 - 571 + 10 डी0टी0पी0 । 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 


29750/-| 


वेतनवृद्धिकीतिथिएवंउसतिथि 

कोवर्द्धितवेतन 


01.01.2016कोप्राप्तमूलवेतन 

(स्तम्भ4+5) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 मई 2019 


76458/-| 


01.01.2016कोप्राप्तमूलवेतन 

x2.57(फिटमेंटफैक्टर) 


01.04.2017वोपुनरीक्षितवेतन 


78500 / 
वेतन स्तर - 11 


पुनरीक्षित वेतन 

वेतन स्तर एवं 
मैट्रिक्स में अनुमान्य 

ग्रेड वेतन का पे 
01.01.2016 को प्राप्त 


पद पर दिनांक 28.11.17 से प्रोन्नत । 
दिनांक 28.11. 17 द्वारा अवर सचिव के 
सभा सचिवालय की अधिसूचना सं - 9778 , 
14.11.17 के अनुसरण में वेतन निर्धारित । 
वित्त विभागीय पत्रांक - 8891 , दिनांक 


18 


अभियुक्ति 


01.07.1680900/ 01.07.1783300/ 


वेतनवृद्धिकीतिथिएवंउस 

तिथिकोवद्धितवेतन 


01.04.2017कोपुनरीक्षितवेतन 


80900/ 


